निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 
(संo पटना 117) पटना, शुक्रवार 1 अप्रील 20 


11 चैत्र 1933 ( श ) 
पटना , शुक्रवार 1 अप्रील 2011 


( सं० पटना 117 ) 


वाणिज्य कर विभाग 


अधिसूचनाएं 

29 मार्च 2011 
एस0ओ0 43 , दिनांक 1 अप्रील 2011 — बिहार मनोरंजन कर अधिनियम, 1948 (बिहार 
अधिनियम 35 / 1948 ) की धारा - 10 ( 2 ) के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुये 
बिहार राज्यपाल , मोना सिनेमा गृह, पटना में दिनांक 18 मार्च 2011 से 24 मार्च 2011 तक 
बिहार दिवस के अवसर पर आहूत भोजपुरी फिल्म महोत्सव के अवसर पर दिखाये जानेवाले 
फिल्मों के लिए सिनेमागृह को उक्त अवधि के लिए मनोरंजन कर की देयता से विमुक्त 
करते हैं । 

[ सं० बिक्री कर / अन्य कर - 01 / 2011 - 1130 ( अनु० ) ] 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

राजित पुनहानी , 
वाणिज्य कर आयुक्त - सह - सचिव । 

29 मार्च 2011 
एस0ओ0 44 , एस0ओ0 43 , दिनांक 1 अप्रील 2011 का अंग्रेजी में निम्नलिखित 
अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय 
संविधान के अनुच्छेद - 348 के खण्ड (3 ) के अधीन अंग्रेजी भाषा में इसका प्राधिकृत पाठ 
समझा जायेगा । 

[ सं० बिक्री कर / अन्य कर - 01 / 2011 - 1130 ( अनु० ) ] 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

राजित पुनहानी , 

वाणिज्य कर आयुक्त - सह - सचिव । 

The 29th March 2011 
S . O . 43 , dated 1st April 2011 — In exercise of powers conferred 
under sub - section (2 ) of sections 10 of the Bihar Entertainment Tax 


बिहार गजट ( असाधारण ), 1 अप्रील 2011 
Act, 1948 ( Bihar Act 35 / 1948 ) the Governor of Bihar is pleased to 
exempt from the payment of entertainment Tax for the films to be 
exhibited in Mona Cinema Hall, Patna during Bhojpuri Film Festival 
from 18th March 2011 to 24th March 2011 on the Occasion of “ Bihar 
Diwas ". 

[No. Bikri Kar/ Anay-Kar -01/2011 — 1130 (Anu .)] 
By order of the Governor of Bihar , 

RAJIT PUNHANI, 
Commissioner - cum - Secretary to 

Commercial Taxes. 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 117 -571 + 1000-डी0टी0पी0 । 

Website: http:// egazette.bih. nic.in 


